" 


. .: : . .. 


HTRA 


PIL HD. 


" 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


2 ज्येष्ठ , 1940 ( श०) 
23 मई , 2018 ( ई०) 


संख्या- 519 


राँची, बुधवार 


गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग । 


आदेश 
18 मई, 2018 ई० 


संख्या- 13/एम2- 1053/2003-2799/ सी०,-- विभागीय अधिसूचना सं०-3839 , दिनांक 
13 जुलाई, 2017 द्वारा अखिल भारतीय सेवाएँ ( मृत्यु - सह - सेवानिवृति लाभ) नियमावली, 1958 के 
नियम - 16 ( 3 ) तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक लोकशिकायत एवं पेंशन मंत्रालय , भारत 
सरकार के पत्रांक -25013 /02 /2005- AIS-II दिनांक 28 जून , 2012 के आलोक में राज्य के भारतीय 
पुलिस सेवा के पदाधिकारियों की सेवा की गहन समीक्षा हेतु गठित रिव्यू कमिटि में सदस्य 
( अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति का सदस्य ) के रुप में श्री एल० खियांग्ते , भा०प्र०से०, 
तत्कालीन मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी- सह -प्रधान सचिव , मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग, झारखण्ड , राँची 
को नामित किया गया था । 

2. कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा तथा विभाग, झारखण्ड, राँची के अधिसूचना 
सं०-2880 , दिनांक 3 मई, 2018 द्वारा श्री एल० खियांग्ते , भा०प्र०से० को भा०प्र०से० के स्थिर 
वेतनमान में प्रोन्नति देते हुए प्रोन्नति के उपरांत मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी- सह -प्रधान सचिव, 


2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार , 23 मई , 2018 
मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग , झारखण्ड, राँची के पद को श्री खियांग्ते के पदस्थापन अवधि तक के 
लिये मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी- सह - अपर मुख्य सचिव , मंत्रिमंडल (निर्वाचन ) विभाग, झारखण्ड, राँची 
के रुप में उत्क्रमित किया गया है । 

3. अतः विभागीय अधिसूचना सं०- 3839, दिनांक 13 जुलाई , 2017 के क्रम में रिव्यू कमिटि 
की बैठक हेतु श्री एल० खियांग्ते , भा०प्र०से० को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी-सह- अपर मुख्य सचिव, 
मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग, झारखण्ड, राँची को रिव्यू कमिटि में सदस्य ( अनुसूचित जाति / अनुसूचित 
जनजाति का सदस्य ) के रुप में नामित किया जाता है । 


ह ./ 


गणेश कुमार , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 519 -- 50 


